PART I ]] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 1, 2004 ( JYST. 11 , 1926 SAKA ) 


329 


. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 17 मई, 2004 


क्रमांक 3599/4-एल 0. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् पंडित जवाहर लाल नेहरु फीडर की बुर्जी 242280 पर जिला सड़क पुल का रैम्प बनवाने हेतु अभिग्रहित की जानी 
अपेक्षित है । यह गांव दुबलधन बिधान , तहसील व जिला झज्जर में है । जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के अधीन और 
हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग द्वारा अभिग्रहण करने के लिए अधिसूचना क्रमांक 2684/4 -एल०, दिनांक 9 अप्रैल, 2004 के द्वारा की जा चुकी 
है तथा हरियाणा सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 20 अप्रैल, 2004 को प्रकाशित की जा चुकी है । 


1 


इसलिए, अब , भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 7 द्वारा जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर , झज्जर को 
हरियाणा के राज्यपाल द्वारा निर्देश दिया जाता है कि भूमि की विशिष्टियां उपरोक्त नोटिफिकेशन में दर्शाई गई हैं उन्हें अधिग्रहण करने का आदेश 
दिया जाता है । 


विशिष्टिः 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


मुरब्बा/किला नम्बर/निर्देशन 


नम्बर 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


एक भूमि की पट्टी जो कि 2214 फुट लम्बाई में व विभिन्न 
चौड़ाई में परिवर्तनीय है और सामान्य रूप से पश्चिम से 
पूर्व दिशा में स्थित है । 


. 


झज्जर 


झज्जर 


दुबलधन बिधान 


130 


2.93 


80 


23/ 2,24/ 2 व 25 


81 


21 


85 


2/ 2,3/ 1,3/ 2,449 


86 


6/2, 13, 14, 15/1 , 19 व 20 


गैर मुमकिन रास्ता 1474 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार 


ए ० के ० जैन , 

अधीक्षक अभियन्ता. 
जे ० एल ० एन ० जल सेवायें परिमण्डल , रेवाडी । 


RRIGATION DEPARTMENT 


The 17th May, 2004 


No. 3599/ 4- L. - Whereas, the land described in the Haryana Government Notification No. 2684/ 4- L, dated 
9th April,2004 and published in Haryana GovernmentGazette, dated 20th April, 2004 issued under Section 6 of the Land 
Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed at the expenses of Irrigation Department Haryana, for public 
purposes, namely , for constructing ramp of D. R. Bridge at R. D.242280 of Pandit Jawahar Lal Nehru Feeder in Village 
Dubaldhan- Bidian, Tehsil and District Jhajjar . 


Now , therefore, in exercise of the power conferred under Section 7 of the Land Acquisition Act , 1894 , the Governor 
of Haryana hereby direct the District Revenue Officer- cum - Land Acquisition Collector, Jhajjar to take order for the 
acquisition of land described in the specification appended in the declaration published in the aforesaid notification . 


330 


HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 1, 2004 ( JYST. 11, 1926 SAKA ) 


( PART I 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Direction /Killa Number 


Hadbast 
Number 


Area in 
acres 


mond 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 2214 feet in length 
and varying in width passing through Khasra 
Number /Killa Numbers as below : 


Jhajjar 


Jhajjar 


Dubaldhan Bidian 130 


2.93 


80 


23/2 , 24/2 & 25 


81 


21 


85 


2/2 , 3 /1,3/2,4 & 9 


86 


6/2 , 13 , 14 , 15/1 19 & 20 


Gair Mumkin Number 1474 


Total : 2.93 


Generally laying in the direction of West 
to East from Village Dubaldhan Bidian as 
showing on the Index Plan and demarcated 
at site . 


By Order of the Governor of Haryana . 


A. K. JAIN , 
Superintending Engineer, 
J. L.N. Water Services Circle , Rewari. 


37561 - C.S.- H.G.P .. Chd . 


